रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L.- 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1664 ] 
No. 1664 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मई 9 , 2018 / वैशाख 19 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 9 , 2018 /VAISAKHA 19, 1940 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 मई, 2018 
का . आ . 1851(अ). – केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या , का . आ . 1679 ( अ) दिनांक 17 अप्रैल 2018, भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित , असाधारण , भाग -II, धारा 3, उप - धारा ( ii) 19 अप्रैल 2018 के दिनांकित में निम्नलिखित संशोधन करती है । 
इस अधिसूचना के अनुसूची में - 
कॉलम ( 8) " भूमि की प्रकृति " में कोष्ठक में वर्णित प्रकृति को भूमि की प्रकृति माना जाएगा, एवं कोष्ठक के बाहर वर्णित प्रकृति 
को नहीं माना जाएगा । 


फुट नोट : प्रधान अधिसूचना प्रकाशित किया गया था परामर्श एसओ 1679 ( अ), दिनांक 17 अप्रैल 2018 भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित , नंबर 1525 असाधारण , भाग - II, धारा 3, उप - धारा (ii), दिनांक 19 अप्रैल 2018 


[ फा . सं. एनएचएआई/ 2017- लॉ/ 3a- नोटिफ /पीआईयू - मदुरई/3A कोर . ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


2555 GI / 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th May , 2018 
S . O . 1851( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following amendment in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number 
S . O . 1679 ( E ), dated the 17th April 2018 published in the Gazette of India , No . 1525 Extraordinary , Part- II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) dated the 19th April 2018 namely : 
In the schedule to the said notification : - 
Against Column (8 ) relating to “ Nature of Land ” , the nature mentioned in brackets may be treated as correct 
and nature mentioned without brackets may be omitted . 
Foot Note : The Principal Notification was published vide S . O . 1679 ( E ), dated the 17th April 2018 , published 

in the Gazette of India , No. 1525 Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (ii), dated the 
19th April 2018 . 


[ F . No. NHAI/ 2017- LA/ 3a - Notif/ PIU - Madurai/ 3A Corr . ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date:2018 .05 . 10 19:44: 16 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


